सत्यमेव जयते 


झारखण्ड गजट 

असाधारण अंक 
झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित 


13 अग्रहायण , 1941 ( श ० ) 


संख्या- 1028 राँची, शुक्रवार, 


6 दिसम्बर , 2019 ( ई ० ) 


राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग 


संकल्प 
25 अक्टूबर, 2019 


विषय : 


गैर ग्रामीण क्षेत्रों में अवस्थित सरकारी/ खासमहाल भूमि पर दिनांक- 01.01.1985 
अथवा उससे पूर्व से आवासीत परिवारों के साथ लीज बंदोबस्ती करने की शक्ति 
उपायुक्त को प्रत्यायोजित करने के संबंध में । 


2 . 


संख्या-4/ स.भू . ( नीति ) -17/ 2018-4064 / रा., विभागीय संकल्प संख्या -817/ रा ., 
दिनांक-22.02.2018 द्वारा गैर ग्रामीण क्षेत्रों में अवस्थित सरकारी/ खासमहाल भूमि पर 
दिनांक- 01.01.1985 अथवा उससे पूर्व से आवासीत परिवारों के साथ लीज बंदोबस्ती करने की 
शक्ति सरकार में निहित थी । 
राज्य सरकार वर्ष 2022 तक सभी को घर उपलब्ध कराने के लिए कृत संकल्पित है। 
विषयगत मामले से संबंधित लीज बंदोबस्ती की शक्ति सरकार में निहित होने के कारण 
प्रक्रियात्मक रूप से विलम्ब होता था । 

अतः मंत्रिपरिषद की बैठक दिनांक-22.10.2019 में मद संख्या -16 के रूप में सरकार 
द्वारा निम्नवत् निर्णय लिया गया है : 


2 


झारखण्ड गजट ( असाधारण) शुक्रवार , 6 दिसम्बर, 2019 
गैर ग्रामीण क्षेत्रों में अवस्थित सरकारी/ खासमहाल भूमि पर दिनांक- 01.01.1985 


अथवा 


उससे पूर्व से आवासीत परिवारों के साथ लीज बंदोबस्ती करने की शक्ति उपायुक्त को 
प्रत्यायोजित की जाती है । 
विभागीय संकल्प संख्या-817/ रा ., दिनांक-22.02.2018 की शेष कंडिकाएँ यथावत रहेंगी। 


ह ० / 
राम कुमार सिन्हा, 
सरकार के संयुक्त सचिव 


झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय , राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित , 

झारखण्ड गजट ( असाधारण ) 1028 50 


